निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र 1933 ( AO ) 
( संo पटना 476 ) पटना , वृहस्पतिवार , 25 अगस्त 2011 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- - 


विवरणिका 

14 मार्च 2011 
सं0 नियम - 06/ 2010 - 755/वि0स0 — बिहार विधान - सभा में दिनांक 10 मार्च, 2011 को सदन द्वारा पारित 
संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव के अनुशरण में बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 
168 ( 1 ) में निम्न रूप में नया प्रावधान का अंगीकार किया गया है , जो विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा : 
( 1 ) नियमावली के नियम 168 ( 1 ) के परन्तुक की अंतिम पंक्ति के बाद एवं नियम 168 ( 2 ) के पहले निम्नलिखित 
अंश 168 ( 1 ) ( क ) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है । 

"गिलोटिन (मुखबंध ) में सभी विभागों को एक ही साथ लिये जायेंगे तथा बजट एवं अनुपूरक बजट 
के अनुदान माँगों को जिनका गिलोटिन होना है , सदन में एक साथ रखे जायेंगे । " 

अध्यक्ष महोदय के आदेश से । 

गिरीश झा , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 476 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


